रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


INNINTINUU 


M 


न 


S 


FIRS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 13 , 2019 / ज्येष्ठ 23 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941 


सं . 1749] 
No. 1749 ] 


सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 जून , 2019 
का . आ . 1957( अ). सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और के नियम 7 के साथ पठित सांख्यिकी 
संग्रहण अधिनियम , 2008 ( 2009 की संख्या 7, 2017 की संख्या 21) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सांख्यिकी 
और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एतद्दवारा सूचित करता है कि किसी आर्थिक कार्यकलाप (फसल उत्पादन ; पौध रोपण ; लोक 
प्रशासन; रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवा को छोड़कर ) वस्तुएं अथवा सेवाएं देने ( अथवा उपलब्ध कराने) तथा 
बाजार में सम्पूर्ण वस्तु या सेवा अथवा इसके किसी भाग को पर्याप्त रूप से बेचने, तत्पश्चात उद्यम के रूप में संदर्भित , में 
संलग्न सभी इकाइयों की पूरी गणना अनुसूची-I में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार जून 2019 - दिसंबर 2019 के दौरान 
मोबाइल हैंडसेटों के माध्यम से ऑनलाइन अनुसूची का प्रचार करते हए , तत्पश्चात " सातवीं आर्थिक गणना 2019 " के रूप में 
संदर्भित , सम्पूर्ण भारतीय संघ में की जाएगी । 
2. सरकार होने के नाते, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समय- समय पर यथा संशोधित सांख्यिकी संग्रहण 
अधिनियम , 2008 की धारा 4 के अंतर्गत 7वीं आर्थिक गणना कराने के लिए कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के रूप में सीएससी 
ई-ग्वेनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को अनुबंधित किया है । 
3. इसके अलावा, मंत्रालय उक्त दिशा -निर्देश के संदर्भ में तत्संबंधी उल्लिखित भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी 
अधिकारियों के तौर पर नीचे दी गई अनुसूची- II में उल्लिखित , कार्यालय में उनके कार्यपालकों के रूप में व्यक्तियों की 
नियुक्ति करता है। 
4. सूचनादाताओं द्वारा विधिवत सत्यापन और संवीक्षा के उपरांत 7वीं आर्थिक गणना के लिए मोबाइल हैंडसेटों के माध्यम से 
ऑनलाइन अनुसूची में भेजे गए एकत्र आंकड़ों की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अथवा इस अधिनियम के 
उपबंधों के अनुसार विशिष्ट रूप इस प्रयोजनार्थ कार्य में लगाई गई एजेंसी द्वारा संसाधित किया जाएगा । 


2858 GI /2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


5. आंकड़ों के विधायन और उन्हें अंतिम रूप देने के उपरांत , सूचना का संरक्षण और प्रचार- प्रसार अलग - अलग सूचनादाताओं 
के आंकड़ों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनन्य जिम्मेदारी होगी । 


___ अनुसूची-I 
सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन : 
6. 7वीं आर्थिक गणना आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न सभी प्रतिष्ठानों की सम्पूर्ण गणना है । 7वीं आर्थिक गणना के दौरान , 
पूरे देश में , प्रतिष्ठानों के क्षेत्र, आकार , रोजगार अथवा टर्नओवर, उद्यम पंजीकृत हैं या नहीं, पर ध्यान न देते हुए दौरे के दिन 
मौजूद सभी प्रतिष्ठानों (फसल उत्पादन , पौध रोपण , लोक प्रशासन , रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को 
छोड़कर) को शामिल किया जाएगा । ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के संबंध में उनकी औद्योगिक गतिविधि , उद्यम का प्रकार , 
स्वामित्व का प्रकार , पंजीकरण विवरण, वित्त का स्रोत , निर्यात करने / आयात करने वाली इकाइयां कौन सी हैं , नियोजित 
व्यक्तियों की संख्या , आदि के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाएंगे । 
7. 7वीं आर्थिक गणना का प्रयोजन निम्नानुसार है: 

i. अर्थव्यवस्था के ढांचे के व्यापक विश्लेषण के लिए देश की सभी गैर- फॉर्म कृषि और गैर - कृषि प्रतिष्ठानों में आर्थिक 
चरों , क्रियाकलाप- वार विस्तृत जानकारी, जिसमें समस्त भारत , राज्य , जिला , ग्राम/ वार्ड स्तरों पर इनका वितरण 
शामिल हो । 
ii. प्रतिष्ठानों में ( जो प्रचालन में हैं ) कार्यरत कामगारों की संख्या, क्रियाकलाप-वार और क्षेत्र-वार सूचना । 
fii. असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं पर सूचना । 
iv. स्थानीय स्तर की योजना बनाने के प्रयोजनार्थ गाँव /वार्ड स्तर तक की भौगोलिक स्थिति वाली सभी प्रतिष्ठानों 
की सूची । 

v. अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार एक राष्ट्रव्यापी गतिशील सांख्यिकी व्यापार रजिस्टर । 
सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र: 
8. 7वीं आर्थिक गणना समय -समय पर संशोधित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , 2008 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों 
के तहत समस्त भारत में की जाएगी । 
आंकड़ा संग्रहण की पद्धति: 
9. आंकड़े सूचनादाता अर्थात परिवार के मुखिया (अथवा सदस्य) अथवा उद्यम के स्वामी ( अथवा सूचना उपलब्ध कराने के 
लिए जिम्मेदार व्यक्ति ), जैसा भी मामला हो , से मौखिक पूछताछ/ साक्षात्कार के माध्यम से क्षेत्र परिवार द्वारा मोबाइल 
हैंडसेटों पर किसी अनुसूची का प्रचार करते हुए , प्रत्येक परिवार/ उद्यम का दौरा करके मौजदूा प्रतिष्ठानों के लिए अनुसूची का 
प्रचार करने हेतु अपेक्षित समस्त ब्योरे भरकर, एकत्र किए जाएंगे , एकत्र आंकड़े स्वयं मोबाइल एप पर मौखिक 
पूछताछ/ साक्षात्कार के माध्यम से पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किए जाएंगे । 
उन सूचना प्रदाताओं का प्रकार जिनसे आंकड़ा संग्रहण किया जा सकता है: 
10. आंकड़े परिवार के मुखिया/ उद्यम / फर्म /कंपनी/ संस्थान/ आर्थिक इकाई के स्वामी या सूचना प्रदान करने के लिए अधिकृत , 
जैसा भी मामला हो , व्यक्ति से एकत्र किए जाएंगे । 
अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी का संग्रहण पूर्ण किया जा सकता है: 
11. आंकड़ा संग्रह का कार्य जून 2019 से दिसंबर 2019 की छह माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा । 
संदर्भाधीन अवधि : 
12. सूचना संबंधी मदों की संदर्भ अवधि कमोबेश सर्वेक्षण अवधि के तद्नुरूपी होगी चूंकि प्रचालनात्मक मापदंडों, जैसे कि 
औद्योगिक क्रियाकलाप का प्रकार , स्वामित्व का प्रकार, आर्थिक गतिविधि की प्रवृत्ति पंजीकृत है अथवा नहीं; सामाजिक 
समूह , स्वामी का धर्म और लिंग ( सांपातिक उद्यम) दौरे के दिन पाई जाने वाली जमीनी हकीकत पर निर्भर करेगा । तथापि , 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रतिष्ठान में आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों संबंधी सूचना ( पुरुष , महिला, किराए पर/ गैर-किराए पर, संविदा आधार पर), 
वित्त -पोषण का प्रमुख स्रोत संबंधी सूचना दौरे के दिन के संबंध में उद्यम / फर्म के अंतिम कार्य दिवस होगा । वार्षिक टर्नओवर 
तथा संयंत्र और मशीनरी में निवेश के संबंध में जानकारी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक आंकड़ा पूछा जाएगा। 
एकत्र की जाने वाली सूचना का प्रकार: 
13. 7वीं आर्थिक गणना में एकत्र की जाने वाली सूचना मकान/ संरचना आवासीय ( घर - आधारित प्रतिष्ठानों सहित ) 
वाणिज्यिक अथवा अन्य पर आधारित होगी । 
14. 7वीं आर्थिक गणना अनुसूची में , सूचनाप्रदाता से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी जाएगी : 
14.1 घर तथा परिवार - आधारित उद्यम ( आवासीय मकानों और आवासीय उद्यमों ) 

( क) पता तथा स्थान संबंधी विवरण 
( ख ) आर्थिक गणना घर का उद्देश्य 
(ग) परिवार के मुखिया का नाम और संपर्क विवरण 
( घ) परिवार में अक्सर रहने वाले सदस्यों की संख्या 
(ड.) उद्यम क्रियाकलापों में संलिप्त परिवारों के सदस्यों की संख्या 
( च) परिवार आधारित प्रतिष्ठानों की संख्या 
( छ) परिवार- आधारित प्रतिष्ठानों के मामले में इनके बारे में निम्नलिखित सूचना : 

i. उद्यम का प्रकार ( घर या घर के बाहर बिना स्थाई निर्माण ) 
ii. स्वामी /साझेदार का नाम और संपर्क विवरण 


iii. आर्थिक क्रियाकलाप का प्रकार 
iv. आर्थिक गतिविधि का विवरण ( एनआईसी -3 अंक के अनुसार ) 
v. उद्यम का स्वामित्व 
vi . यदि , उद्यम का स्वामित्व प्रोपराइटरशिप है, तो फिर स्वामी/हिस्सेदार की आयु, लिंग , सामाजिक 


समूह, धर्म 


vii. उद्यम के संचालन का तरीका (स्थायी , अस्थायी आदि ) 
viii. क्या सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं ? 
ix. क्या निर्यात इकाई है ? 
x. यदि निर्यात इकाई है तो निर्यात सेवाएं क्या हैं ? 
xi. वित्त का प्रमुख स्रोत 
xii. कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या ( दैनिक वेतन भोगी/ वेतन भोगी - पुरुष/ महिला / तृतीय लिंग , तथा 

संविदा पर रखे गए) 
xiii. संयंत्र और मशीनरी / उपकरण ( श्रेणी) में निवेश 

xiv. वार्षिक कारोबार (श्रेणी ) 
14 .2 निश्चित ढांचे वाले उद्यम ( वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ) 
( क ) पता और स्थान संबंधी विवरण 
( ख ) गणना घर का उद्देश्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


मत्व 


( ग ) उद्यम प्रबंधक / स्वामी का नाम और संपर्क संबंधी विवरण 
( घ) आर्थिक गतिविधि की प्रकृति 
( ड) आर्थिक गतिविधि का विवरण (एनआईसी - 3 अंक के अनुसार ) 
( च) उद्यम का स्वामित्व 
( छ) यदि, उद्यम का स्वामित्व प्रोपराइटरशिप है, मालिक की आयु, लिंग, सामाजिक समूह, धर्म । 
(ज) वित्त का प्रमुख स्रोत 
( झ ) कार्य में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ( दैनिक वेतन भोगी/ वेतन भोगी - पुरुष/ महिला/ तृतीय लिंग , संविदा पर रखे 

गए ) 
( ड.) व्यापार संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है 
( ट ) विनिर्माण सेवाएँ क्या हैं ? 
( ठ) क्या निर्यात इकाई हैं ? 
( ढ़) यदि निर्यात इकाई है, तो निर्यात सेवाएं क्या हैं ? 
( ण ) संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण ( श्रेणी ) में निवेश 
( त) वार्षिक कारोबार (श्रेणी) 
( थ ) उद्यम/ मालिक का पैन नंबर . 

( द) उद्यम का पंजीकरण , अतिरिक्त पंजीकरण/ लाईसेंस तथा उपक्रम संबंधी विवरण 
जानकारी की गोपनीयता और एकत्र आंकड़ों का प्रकटीकरण 
15. आंकड़ा संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अनुसार, 7वीं आर्थिक गणना में संग्रहित सूचना का केवल सांख्यिकीय 
उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाएगा और संस्थाओं की पहचान संबंधी विवरणों की सूचनाएं प्रकाशन से पहले ही हटा दी जाएंगी । 
16. तथापि , आंकड़ा संग्रहण अधिनियम , 2008 की धारा 10 ( सी ) के अनुसार , उपयोगकर्ताओं के लिए काम पर लगे हुए 
व्यक्तियों की संख्या तथा उद्योग वर्गीकरण सहित सूचनादाताओं के नाम और पते की एक सूची के रूप में सूचना सार्वजनिक 
क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाएगी। । इसके अलावा , अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार , इकाई स्तर की सूचनाएं पहचान 
संबंधी विवरणों को छिपाकर/ अनाम रखकर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वास्तविक अनुसंधान तथा/ या 
नीति -निर्धारण किया जा सके । 
भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत की जानी है । 
17. सूचनादाता द्वारा सूचनाएं ऐसी भाषा में एकत्र की जाएगी जो सूचना देने वालों के लिए उपयुक्त हो तथा और परिगणक 
द्वारा समझी जा सके लेकिन परिगणक द्वारा सूचनाओं की प्रविष्टि मोबाईल एप में अंग्रजी में की जाएगी । 
सूचनादाता का कर्तव्य : 
18. जिस सूचनादाता से इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना को प्रस्तुत करने के लिए कहा 
जाता है, वह अपनी सही जानकारी या विश्वास के साथ निर्धारित तरीके से इस तरह से पूछी गई सूचना को प्रस्तुत करेंगे । 
व्यवसाय रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड जिनका, निरीक्षण किया जा सकता है का प्रकार: 
19. किसी उद्यम की उपलबध सूचना की सटीकता अथवा उसके सही होने की पुष्टि के लिए संभावित व्यवसाय रिकॉर्ड या 
व्यापारिक संस्था , जिसका निरीक्षण किया जा सके , को स्वामित्व के प्रकार, कंपनी के संस्थापन के लिए दस्तावेज या किसी 
विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत इसका पंजीकरण , पैन /जीएसटी संख्या; मुख्य कार्यालय/ शाखा कार्यालय का पता ; मस्टर 
रोल / श्रम रोजगार रजिस्टर आदि से जोड़ा जा सकता है । 


है 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निरीक्षण का तरीका 


20. सांख्यिकी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी भरी हुई सूचना को क्रास चेक करके 
सूचनादाता ( आवास के संबंध में परिवार का मुखिया तथा किसी उद्यम/कंपनी के मालिक / प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत ) किसी 
भी सूचना की सटीकता तथा पूर्णता को स्त्यापित कर सकता है । 


अनुसूची-II 


| क्र . सं . सांख्यिकी अधिकारी 
1 . श्री किशोर कुमार 

उपमहानिदेशक , क्षे.कार्या., जम्मू 


क्षेत्राधिकार 
जम्मू और कश्मीर 


| एनएसएसओ ( एफओडी), मकान नंबर - 34, सेक्टर 
ए , एक्सटेंशन . सैनिक कॉलोनी, जम्मू , पिन - 
180011 
| बिल्डिंग नं . 418 थोक सामग्री बाजार , सेक्टर 65 , 
| फेज - 11 , एसएएस नगर , मोहाली - 160065 . 


2. 


| पंजाब और हिमाचल 
प्रदेश 


हरियाणा और चंडीगढ़ | एनएसएसओ ( एफओडी ) 6वीं मंजिल , केंद्रीय सदन , 
( संघ राज्य क्षेत्र ) 

सेक्टर -9ए, चंडीगढ़ -160017 


4 . 


दिल्ली 


श्री सुदेश कुमार मदान , 
उपमहानिदेशक , क्षे.कार्या., 
मोहाली 
श्री बी . एस . छाबड़ा , 
उपमहानिदेशक, क्षे . कार्या., 
चंडीगढ़ 
श्री ए. के. तोपरानी , 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 
दिल्ली 
श्री घनश्याम पंजाबी, 
उपमहानिदेशक , क्षे . कार्या., 
जयपुर 
श्रीमती पी . ए. मिनी , 
उपमहानिदेशक , क्षे . कार्या., 
बंगलुरू 
डॉ . एस . दुरई राजू , 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 
चेन्नई 


एनएसएसओ ( एफओडी), सांख्यिकी भवन , डी -ब्लॉक , 
चौथी मंजिल , जीपीओए बिल्डिंग , सीबीडी शाहदरा , 
निकट कड़कड़डूमा कोर्ट , दिल्ली -110032 . 
70/ 149- 154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर 
302020. 


5. 


राजस्थान 


6. 


कर्नाटक और गोवा 


पांचवा तल, ई एंड एफ विंग, केंद्रीय सदन , 17 मेन 
द्वितीय ब्लॉक, कोरमंगला , बेंगलुरु -560034 . 


तमिलनाडु , पुदुचेरी , 
अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह 
( संघ राज्य क्षेत्र ) 
| केरल और लक्षद्वीप 


एनएसएसओ (एफओडी ), बी विंग, || फ्लोर , ||| 
ब्लॉक , शास्त्री भवन , हेडो रोड, मुंगमबक्कम , चेन्नई - 
600006. 


8. 


9 . 


आंध्र प्रदेश 


श्रीमती सुनीता भास्कर , 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 
तिरूवनंतपुरम 
श्री किरण कुमार रावुरी , 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 
विजयवाडा 
श्री डी . सतीश 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या. 
हैदराबाद 


एनएसएसओ ( एफओडी), ब्लॉक बी , ग्राउंड फ्लोर , 
सीजीओ कॉम्प्लेक्स , पूनकुलम , वेल्लयानी पीओ, 
तिरुवनंतपुरम - 695522 . 
एनएसएसओ (एफओडी), 5वीं मंजिल , सी. जी . ओ.. 
कॉम्प्लेक्स , औद्योगिक एस्टेट , ऑटोनगर , विजयवाड़ा 
- 520007 . 
एनएसएसओ (एफओडी), 293 /7 , पहली मंजिल , 
आर एण्ड बी कॉम्प्लेक्स , ए. सी .गार्डस , हैदराबाद - 
500004 


10. 


तेलंगाना 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


11 . 


उत्तर प्रदेश 


एनएसएसओ भवन , सेक्टर -11, आईएनएस - IV , 
विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ -226022. 


उत्तराखंड 


एनएसएसओ( एफओडी), सी - 15 , सेक्टर - 1, डिफेंस 
कॉलोनी, देहरादून -248001 . 


मध्य प्रदेश 


14. 


बिहार 


एनएसएसओ ( एफओडी ), विजय स्तम्भ, हॉल नं . 
201 और 205, ब्लॉक - बी , दूसरी मंजिल , एम . पी . 
नगर क्षेत्र- I, भोपाल - 462011 . 
एनएसएसओ ( एफओडी) मार्कंडेय कॉम्प्लेक्स , पहली 
मंजिल , गायत्री मंदिर रोड, कंकर बाग, पटना - 
800020 . 
एनएसएसओ ( एफओडी), वाणिज्यिक परिसर , पहली 
मंजिल , आचार्य विहार , भुवनेश्वर- 751013. 


ओडिशा 


16. 


पश्चिम बंगाल 


| श्री सी . एस.मिश्रा , 
उपमहानिदेशक , क्षे. कार्या., 

लखनऊ 
12 . I| श्री राजेश कुमार , 

उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 

देहरादून 
13. श्री अमिताव साहा, 

उपमहानिदेशक , क्षे. कार्या., 
भोपाल 
| श्रीमती एन . संगीता , 
उपमहानिदेशक , क्षे. कार्या., 

पटना 
15 . 

श्री के . पी .मिश्रा, 
उपमहानिदेशक, क्षे.कार्या., 
भुवनेश्वर 
श्री चन्दन भद्र , 
उपमहानिदेशक , क्षे. कार्या., 

कोलकाता 
17 . डॉ . बिवास चौधरी, 

उपमहानिदेशक , ज़ो . कार्या., 
कोलकाता 
श्री सुसांत कुमार जाना , 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 

शिलांग 
19. | श्री ए. के.बिसवास , 

उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 

गुवाहाटी 
20 . | डॉ . के . एम .सिंह , 

उपमहानिदेशक , क्षे. कार्या., 
ईटानगर , (कैंप कार्यालय 

डिब्रुगढ़ ) 
21. श्री एम . एम.सिंह, 

उपमहानिदेशक , क्षे . कार्या., 

इम्फाल 
22. श्री निलंजन चटर्जी, 

उपमहानिदेशक, क्षे.कार्या., 
गंगटोक 


झारखंड 


एनएसएसओ ( एफओडी ), सीजीओ कॉम्प्लेक्स , दूसरी 
मंजिल , ई-विंग , सेक्टर- I, BI. DF, साल्ट लेक , 
कोलकाता -700064. 
एनएसएसओ ( एफओडी ), माहालनोबिस भवन , 
छठा मंजिल , 164, G.L.T. रोड, कोलकाता 
700108. 
एनएसएसओ (एफओडी), दत्ता कुथिर, ओकलैंड रोड , 
शिलांग -793001. 


18. 


मेघालय 


असम , त्रिपुरा , 
मिजोरम 


एनएसएसओ ( एफओडी), तीसरी मंजिल , सेंट्रल 
ब्लॉक, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स , बसिस्ता रोड, दिसपुर 
गुवाहाटी -781006. 
एनएसएसओ ( एफओडी) स्वराज भवन, मिलन नगर , 
मनकटा रोड , डिब्रूगढ़ - 786003 


अरुणाचल प्रदेश 


नगालैंड , मणिपुर 


थांगमीबन्द लौरंग प्यूरल लेकेई , इमामोइनु साना 
संगलेन, पी . ओ., इंफाल -795001 


सिक्किम 


एनएसएसओ ( एफओडी), रिनजिंग भवन, गैरी गाँव , 
डाकघर-तडोंग, गंगटोक -737102. 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23. 


महाराष्ट्र 


| श्रीमती सुप्रिया राय , 
उपमहानिदेशक , क्षे. कार्या., 
मुम्बई 
श्री ओ. एम . प्रभाकरण , 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या., 
अहमदाबाद 


एनएसएसओ ( एफओडी), चतुर्थ तल , ए-2/3 विंग , 
कोंकण भवन के पास , सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग , 
सीबीडी बेलापुर , नवी मुंबई -400614. 
| एनएसएसओ ( एफओडी), शहरी स्वास्थ्य केंद्र के पास , 
नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरुषोत्तम नगर, 
| नव वडास , अहमदाबाद - 380013. 


24. 


गुजरात , दादरा और 
नगर हवेली (संघ 
राज्य क्षेत्र ) और दमन 
और दीव (संघ राज्य 
क्षेत्र ) 
छत्तीसगढ़ 


25 . 


श्री रोशन लाल साहू , 
उपमहानिदेशक, क्षे. कार्या. , 
रायपुर 


एनएसएसओ ( एफओडी), दूसरी मंजिल , भक्त् माता 
कर्मा, वाणिज्यिक परिसर, कमरा नं . 8- 25 , न्यू 
राजेन्द्र नगर , रायपुर- 492006 
[ फा . सं. पी -11012/5/2019-ईएसडी ( अधिसूचना)] 

डॉ. पंकज श्रीवास्तव , उप महानिदेशक 


MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th June, 2019 


S . O . 1957 (E ). — In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 
2008 (No 7 of 2009, No 21 of 2017 ) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of 
Statistics & Programme Implementation hereby notifies that a complete enumeration of all units engaged in any 
economic activity (except Crop Production ; Plantation ; Public administration ; Defense and compulsory Social Security 
Services) producing (or providing) goods or services and fairly selling whole or a part of it in the market, hereinafter 
referred to as “ establishment , shall be undertaken in the whole of Indian Union , by canvassing a schedule online 
through mobile handsets during June 2019 - December 2019, hereinafter referred to as Seventh Economic Census 
2019 , as per the details mentioned in Schedule - I. 


2. The Ministry of Statistics and Programme Implementation being appropriate Government has engaged CSC 
e -Governance Services India Limited as implementing agency for conduct of 7th Economic Census under Section 4 of the 
Collection of Statistics Act, 2008 as amended from time to time. 


3 . The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule - II given 
below as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid 
direction . 


4 . The statistics collected in the schedule online through mobile handsets in respect of 7th Economic Census 
furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by MOSPI or an agency engaged 
specifically for the purpose as per the provisions of this Act. 
5. After processing and finalisation of data , the custody and dissemination of information will be the sole 
responsibility ofMOSPI keeping in mind the confidentiality of individual informant’s data . 


SCHEDULE - I 


Subject and purpose for collection of statistics : 


6 . 7th Economic Census is complete enumeration of all establishments engaged in economic activities. During the 
7th Economic Census, all establishments ( except Crop production , Plantation , Public Administration, Defense and 
Compulsory Social Security Services ) existing on the day of visit , in the entire country , irrespective of their location , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


size, employment or turnover, whether registered or not would be covered . Data in respect of all such establishments 
relating to their industrial activity, type of establishment, type of ownership , registration details , source of finance, 
whether exporting/ importing unit, number of persons employed , etc . would be collected . 
7. The purpose of the 7th Economic Census is as under: 


Detailed information on economic variables, activity wise , of all the non - farm agricultural and non -agricultural 
establishments of the country including its distribution at all India , State, District, Village/Ward levels for 
comprehensive analysis of the structure of the economy. 


Information on number of workers working in establishments (which are under operation ), activity wise and 
area wise . 


Information on economic characteristics of the unorganised or informal sector. 


List of all establishments tagged by geographical location up to village/ward level for local level planning 
purposes . 


V. 


A nation -wide dynamic Statistical Business Register as per international practices. 


Geographical area for collection of statistics : 


8 . 7th Economic Census would be conducted in the whole of India under the Collection of Statistics Act, 2008 as 
amended from time to time and Rules framed thereunder. 


Method of data collection : 


9. Data will be collected through canvassing of a schedule on mobile handsets by field enumerator through oral 
enquiry /interview from the informant i.e. head (or member) of the household or the owner ( or person responsible for 
providing the information ) of the establishment, as the case may be , by visiting each and every household /establishment 
and filling up all the details required for canvassing the schedule which exists on the day of enumeration . Data collected 
will be verified by a supervisor through oral enquiry / interview on the mobile application itself. 
Nature of informants from whom data may be collected : 


10 . Data will be collected from the Head of the household / owner/ partner of the establishment/ firm / company / 
institution/ economic entity or a person authorized to furnish the information , as the case may be . 


Period during which collection of statistics may be completed : 


11 


The data collection work will be completed within six months during June 2019 to December 2019 . 


Reference period : 
12 . Reference period for items of information would more or less correspond to the survey period only as 
information on the operational parameters , such as type of industrial activity; type of ownership ; nature of economic 
activity; registered or not; social group, religion and sex of the owner (for proprietary establishments ), would pertain to 
the ground truth found on the day of the visit. However, in the case of information on number of persons usually 
working in the establishment (male , female, hired / non -hired , contractual), major source of finance and would relate to 
last working day of the establishment/firm in relation to the day of visit . For information on annual turnover and 
investment in plant and machinery , annual data pertaining to last financial year would be asked . 


Nature of information to be collected : 


13 . In the 7th Economic Census, information to be collected would be based on the use of the house / structure – 
residential ( including household - based establishments ), commercial and others . 


14 . In the 7th Economic Census Schedule , information from the informant would be collected inter-alia on the 
itemsbelow : 


14 . 1 


House and household -based establishment (residential houses and residential establishments ) 


(a ) Address and locational details 


[ TT II - 


05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) Purpose of Economic Census house 


(c ) Name and contact details of the head of the household 


(d ) Number of members usually residing in household 


(e ) Number of Household members pursuing entrepreneurial activity 


(f) Number of Household based establishments 


(g ) In case of any household -based establishments , then following information about: 


i. 


Type of establishment (Without fixed structure outside Household or Inside Household ) 


Name and contact details of the Owner/ Partner 


Nature of Economic Activity 


Description of Economic Activity (as per NIC -3 digit ) 


Ownership of establishment 


In case , ownership of establishment is ‘ Proprietorship ’, then Age , Gender, Social Group , Religion of 
the owner / partner. 


vii. 


Nature of operation of establishment (perennial, seasonal etc .) 


Whether Manufacturing Services ? 


Whether exporting unit ? 
If exporting unit ,whether exports services ? 


xi. 


Major source of finance 


xii . 


Number of persons engaged (Hired /Non -hired - male /female /third gender , and contractual) 


xiii. 


Investment in plant & machinery/ equipment ( class) 


xiv . 


Annual turnover (class ) 


14 . 2 Establishment with fixed structure (commercial establishments ) 


(a ) Address and locational details 


(b ) Purpose of Census house 


(c ) Name and contact details of the Establishmentmanager/ Owner 


(d ) Nature of Economic Activity 


(e) Description of Economic Activity (as per NIC - 3 digit) 


(f) Ownership of establishment 


( g ) In case , ownership of establishment is ‘Proprietorship ’, then Age , Gender, Social Group , Religion of the owner. 


(h ) Major source of finance 


(i) Number of persons engaged ( Hired /Non -hired - male /female/ third gender, contractual ) 


(j) Whether use IT for business operations ? 


(k ) Whether Manufacturing Services ? 
(1) Whether exporting unit ? 
(m ) If exporting unit, whether exports services ? 
(n ) Investment in plant & machinery / equipment (class ) 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(o ) Annual turnover (class) 


(p ) PAN of establishment / owner 


( q) Registration , Additional registration /licenses and Enterprise details of establishment 


Confidentiality of information and disclosure of data collected 


15 . As per Section 9 of CoS Act, 2008 , information collected in 7th Economic Census will be used solely for 
statistical purposes and information on identification particulars of entities will be suppressed before publication . 


16 . However , as per Section 10 (c ) of CoS Act, 2008 the information in the form of list of names and addresses of 
informants together with their industry classification and the number of persons engaged will be made available in the 
public domain for users. Further, as per Section 11(1) of the Act , unit level information after suppressing/anonymising 
identification particulars will be made available to users on request for bona fide research and / or policy planning . 


Language in which information is to be furnished by informant: 


17 . Information from informant shall be collected in the language convenient to the informants and comprehensible 
to the enumerator but the information would be entered in the mobile application in English by the enumerator . 


Obligation of Informant : 


18. The informants who are asked to furnish any information under the provisions of this Act shall be bound to 
furnish the information so asked in the prescribed manner to the best of knowledge or belief. 


Nature of business records and other records which may be inspected : 


19 . Possible business records of an establishment or business entity which could be inspected may relate to type of 
ownership ; documents for incorporation of the firm or its registration under any of the specified Act; PAN / GST No; 
address of the main office/ Branch office; Muster Roll /Labour Employment Register etc . in order to ascertain the 
exactness or correctness of the information furnished . 


The manner of Inspection 


20 . The Statistics officer or any officer appointed by Statistics officer may verify the correctness or completeness of 
any information furnished by the informant (head of household in case of residence and owner/authorised person of an 
establishment/firm ) by cross-checking the filled -in information . 


SCHEDULE - II 


Sl. No. 


Address 


Jurisdiction 
Jammu & Kashmir 


1 . 


Statistics Officer 
Sh . Kishore Kumar 
DDG , RO , Jammu 
Sh . Sudesh Kumar Madaan 
DDG , RO ,Mohali 


| Punjab , Himachal Pradesh 


Sh. B . S . Chhabra, 
DDG , RO , Chandigarh 
Sh . A . K . Toprani, 
DDG , RO , Delhi 


Haryana & Chandigarh 
(UT) 
Delhi 


NSSO (FOD ), H . No.- 34 , Sector - A , Ext. 
Sainik Colony , Jammu, Pin - 180011 
Building No. 418 Bulk Material Market, 
Sector 65, Phase - 11, SAS Nagar, Mohali 
160065. 
NSSO ( FOD ) 6th floor, Kendriya Sadan , 
Sec -9A , Chandigarh - 160017 
NSSO (FOD ), Sankhyiki Bhawan , D 
Block , 4th Floor, GPOA Building , CBD 
Shahdara, Near Karkardooma Court , Delhi 
110032 . 
70/ 149 - 154 , Patel Marg, Mansarovar , 
Jaipur- 302020 . 
V Floor , E & F Wing, Kendriya Sadan , 17 
Main - 2nd Block , Koramangala , Bengaluru 
-560034 . 


Rajasthan 


Sh . Ghanshyam Punjabi, 
DDG , RO , Jaipur 
Smt. P . A . Mini, 
DDG , RO , Bengaluru 


Karnataka & Goa 


[ TT II - 2005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


Dr. S . Durai Raju , 
DDG , RO , Chennai 


Tamil Nadu , Puducherry 
(UT) and Andaman & 
Nicobar Islands (UT) 
Kerala & Lakshadweep 


Smt. Sunitha Bhaskar, 
DDG , RO , 
Thiruvananthapuram 
Sh . Kiran Kumar Ravuri, 
DDG , RO , Vijayawada 


Andhra Pradesh 


10 . 


Telangana 


Sh . D . Satish 
DDG , RO Hyderabad 


Uttar Pradesh 


Uttarakhand 


Sh . C . S . Mishra , 
DDG ,RO , Lucknow 
Sh . Rajesh Kumar, 
DDG ,RO , Dehradun 
Sh . Amitava Saha, 
DDG , RO , Bhopal 


Madhya Pradesh 


NSSO (FOD ), ‘B Wing , II Floor, III 
Block , Shastri Bhawan , Haddows Road , 
Nungambakkam , Chennai-600006 . 
NSSO ( FOD ), Block B , Ground Floor , 
CGO Complex , Poonkulam , Vellayani 
P . O ., Thiruvananthapuram -695522. 
NSSO ( FOD ), 5th floor , C .G .O . complex , 
Industrial estate , Autonagar, Vijayawada 
520007 . 
NSSO (FOD ), 293 /7 , 1st Floor, R & B 
Complex , A . C . Guards, Hyderabad 
500004 
NSSO Bhawan , Sector- 11 , INS - IV , Vikas 
Nagar , Ring Road, Lucknow - 226022. 
NSSO (FOD ), C - 15 , Sector -1, Defence 
Colony, Dehradun - 248001 . 
NSSO (FOD ), Vijay Stambh , Hall No. 201 
& 205 , Block - B , 2nd Floor, M .P . Nagar 
Zone - I, Bhopal- 462011. 
NSSO ( FOD ) Markanday Complex , 1st 
Floor, Gayatri Mandir Road,Kankar Bagh , 
Patna - 800020. 
NSSO (FOD ), Commercial Complex, 1st 
Floor, Acharya Vihar, Bhubaneswar 
751013 . 
NSSO ( FOD ), CGO Complex, 2nd Floor, 
E -Wing , Sector-I, BI.DF, Salt Lake , 
Kolkata -700064. 
NSSO (FOD ), Mahalnobis Bhawan , 6th 
Floor , 164 , G . L . T .Road , Kolkata -700108. 
NSSO ( FOD ), Dutta Kuthir , Oakland road , 
Shillong -793001 . 
NSSO (FOD ), 3rd Floor, Central Block , 
Housefed Complex , Basistha Road , Dispur 
Guwahati-781006 . 
NSSO (FOD ) Swaraj Bhawan, Milon 
Nagar, Mancutta Road, Dibrugarh -786003 


Bihar 


Smt. N . Sangeetha , 
DDG , RO , Patna 


Odisha 


Sh . K . P . Mishra , 
DDG , RO , Bhubaneswar 


West Bengal 


Sh . Chandan Bhadra , 
DDG , RO , Kolkata 


17 . 


Jharkhand 


18 . 


Meghalaya 


Dr. Bivas Chaudhari, 
DDG , ZO , Kolkata 
Sh . Susanta Kumar Jana , 
DDG , RO , Shillong 
Sh . A .K . Biswas , 
DDG , RO , Guwahati 


19 . 


Assam , Tripura , Mizoram 


Arunachal Pradesh 


Dr. K . M . Singh , 
DDG , RO , Itanagar (Camp 
Office RO , Dibrugarh ) 
Sh. M . M . Singh , 
DDG , RO , Imphal 


Nagaland ,Manipur 


Sikkim 


Sh . Nilanjan Chatterjee , 
DDG ,RO ,Gangtok 


Maharashtra 


Smt. Supriya Roy, 
DDG , RO , Mumbai 


Thangmeiband Lourung Purel Lekei, 
Imaemoinu sana sanglen , P . O ., Imphal 
795001 
NSSO ( FOD ), Rinzingh Building, Gairi 
Gaon , Post Office - Tadong , Gangtok 
737102. 
NSSO ( FOD ), 4th Floor, A -2 /3 Wing , Near 
Konkan Bhawan , CGO Complex Building , 
CBD Belapur, Navi Mumbai- 400614 . 
NSSO (FOD ), Near Urban Health Centre , 
Behind Narayanpura Police Station , 
Purshotam Nagar, Nava Vadas, 
Ahemdabad- 380013 . 


24 . 


Sh. O . M . Prabhakaran , 
DDG , RO , Ahmedabad 


Gujarat, Dadra and Nagar 
Haveli(UT) & Daman and 
Diu (UT) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Chhattisgarh 


Sh . Roshan Lal Sahoo , 
DDG , RO , Raipur. 


NSSO (FOD ), 2nd Floor, Bhakta Mata 
Karma Commercial Complex , Room No.8 
25 , New Rajendra Nagar, Raipur -492006 


[F.No. P - 11012 /5/ 2019- ESD (Notification )] 
Dr. PANKAJ SRIVASTAVA , Dy. Director General 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 


Digitally signed by 


KUMAR VERMA Date: 2019 .06 .14 

22 :01:49 + 05 30 


